रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


ALL 


REGD . NO . D . L .-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 85 ] 
No . 85 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, अप्रैल 19 , 2000 / चैत्र 30 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 19 , 2000 /CHAITRA 30 , 1922 


वाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000 

सं. 7 ( आर. ई. 2000 )/ 1997 - 2002 
फा . सं . 01 / 94 / 180 /एच बी / ए एम / 01/ पी सी - 4. - सा . आ . सं . 283 ( अ ) दिनांक 31 -3 - 97 के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण भाग - 2, खण्ड - 3, उप खण्ड ( ii ) में यथाअधिसूचित, निर्यात तथा आयात नीति, 1997 - 2002 के पैरा 4. 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड- 1 ) ( आर ई 2000 ) , 1997 - 2002 में निम्नलिखित संशोधन 
करते हैं : 


1. निम्नलिखित को पैराप्राफ 14.5 के रूप में जोड़ा जाएगा : 


जो निर्यात नीति के पैराग्राफ 14. 4 के अनुसार अपने ब्रांडों को अंतर -मंत्रालयीय समीति द्वारा अनुमोदित कराने के इच्छुक हैं उन्हें निर्धरित 
दस्तावेजों सहित परिशिष्ट 11 - झ में दिए गए फार्म में विदेश व्यापार महानिदेशालय , नई दिल्ली, को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा । 


2. पैराप्राफ 8. 26 ( क ) ( ङ ) के प्रथम वाक्य में आय शब्द और अभिव्यक्ति " खरीद " को शब्द और अभिव्यक्ति " बिक्री " द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन . एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


परिशिष्ट - 11- झ 

ब्रांड के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रपत्र 
1 . कृपया नीति के पैराग्राफ 14. 4 और प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 14.5 को देखें । 
2. कृपया इस आवेदन को भरने से पहले परिशिष्ट 1 में दी गई सामान्य हिदायतों को पढ़ लें । 


3. कृपया इस आवेदन प्रपत्र की 5 प्रतियां प्रस्तुत करें । 


1127 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I ~ ~- SEC . 1 ] 


कार्यालय प्रयोग के लिए 


फाइल सं . . . . . . . . . . . . . . 


• • • • • • • • तारीख • • 


1. 


आवेदक का नाम और पता 


2. ( क ) आयातक निर्यातक कोड सं . 


( ख ) पेन सं . 


3. ( 1 ) उस निर्यात उत्पाद को बताएं जिसके लिए 

ब्रांड का अनुमोदन किया जाना है 


( 2 ) निर्यात उत्पाद समूह 


( 3 ) डी ई पी बी दर सूची की क्रम सं. 

( परिशिष्ट 28क के अनुसार ) 


( 4 ) निर्यात उत्पाद ( प्रति एकक ) के लिए 

मूल्य सीमा 


( 5 ) निर्यात उत्पाद ( प्रति एकक ) के लिए 

पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 


4. ब्रांड का नाम 


5 . ब्रांड की स्थापना का वर्ष 


: 


. . . . . 


- 


6 . पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान निर्यात 

का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 


1997 - 98, रुपए . 
1998 - 99 रुपए • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


7. ब्रांड नाम के अधीन उत्पाद के निर्यात का पोत 

पर्यन्त निशुल्क 


1998 - 99, रुपए • • • • . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


8. ( 1 ) कारखाने का पता 


( 2 ) एकक का प्रकार • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •पंजीकरण सं . • • • • • • • • • • • • • • • तारीख . . . . . . . . . 


9. क्या विनिर्माता के पास 9000 ( श्रृंखलाएं ) या समकक्ष 

गुणवत्ता प्रमाणन है 


10. 


यदि हां तो ब्यौरे दें । सं . • • • • • • • • • • • • • • • • • तारीख • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • जारी करने वाला प्राधिकारी 


घोषणा / वचन 


1 . 


मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी/ हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और कोई 
भी जानकारी छुपाई नहीं है । 


2. मैं / हम यह पूर्ण रूप से समझते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यदि असत्य या झूठी सिद्ध हुई तो मुझे/ हमें कोई भी 
· दण्डात्मक कार्रवाई या कोई भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसाकि कानून में निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. मैं / हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992, उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों, निर्यात एवं आयात नीति 

और प्रक्रिया - पुस्तक के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ / देते हैं । 


4. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं नीति के पैरा 3. 8 के अनुसार इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और अधिप्रमाणित करने के लिए 

प्राधिकृत हूं । 


( आवेदक का हस्ताक्षर ) 


स्पष्ट अक्षरों में नाम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 


पदनाम 


पदनाम 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


कार्यालय का पता • • • • • 


स्थान • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


तारीख : . . . . . . . . . 


आवासीय पता • • • • • . 


ई. मेल पता . . . . . . . 


आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 


1. विनिर्माता पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटो प्रति । 


2 . 


विगत तीन वर्षों में निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को प्रमाणित करने वाले परिशिष्ट - 26 के सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र के 
साथ - साथ विगत तीन वर्षों में ब्रांड निर्यातों के तहत निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र । 


3. 


आई एस ओ 9000 ( सीरीज ) अथवा समकक्ष गुणवत्ता प्रमाणपत्र की फोटोप्रति, यदि लागू हो । 


MINISTRY OF COMMERCE 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 19th April, 2000 


No . 7 ( RE -2000)/1997 - 2002 


F . No . 01/94 / 180 /HB /AM01/PC - IV . - In exercise of powers conferred under paragraph 4 . 11 of the Export and 
Import Policy , 1997 - - 2002 , as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part - II - Section 3, Sub -section (ii) vide 
S . O No . 283 ( E ) dated 31 - 3 - 1997 , the DirectorGeneral of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the 
Handbook of Procedures ( Vol. 1 ) ( RE-2000), 1997 - 2002. 


1. The following shall be added as paragraph 14 ,5 : 


" Exporters desirous of getting their brands approved by Inter-Ministerial Committee in terms of paragraph 
14.4 of the Policy shall be required to submit an application to DGFT, New Delhi in the form given in Appen 
dix -11 -I alongwith the prescribed documents. " 


2. The word and expression “ purchased appearing in the first sentence of the paragraph 8.26 ( a)(e), shall be 
substituted by the word and expression " sold " . 


This issues in public interest. 


N . L . LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade 


+ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - Sec . 1 ] 


APPENDIX - 11 - 1 


FORM OF APPLICATION FOR APPROVAL OF BRAND 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . 


. . 


1. 


Please see Paragraph 14 .4 of the Policy and paragraph 14.5 of the Handbook . 


2. 


Please read the general instructions given at Appendix - 1 before filling this 
application . 


3 . 


Please submit 5 copies of this application form . 


FOR OFFICIAL USE 


File No.:. 


Date :.... 


: 


IOLO 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 . Name and address of the 

applicant 


2. (a) IEC Number 


(b ) PAN Number 


3 . (i) Specify the export product (s) : .................... 

for which brand is to be approved . ... 


(ü ) Export Product Group 


( iii) S.No. ofDEPB rate list 

(As given in Appendix - 28A ) 


( iv ) Value Cap for export product (per unit) :. 
(v) FOB value of export product ( per unit):.......... 


4 . 


Name of the brand 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5. 


Year of establishment of brand : 


FOB value of exports during 
the preceeding three licensing year 


1997 - 98 , Rs. 
1998 - 99 Rs. 
1999-2000 Rs. 


FOB value of export product( s ) 
under the brand name 


1997 - 98 , Rs._ 
1998 - 99 Rs. 
1999- 2000 Rs. 


[ 4TT I - Gus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . 


i) Address of the factory 
ii) Type of unit - Registration no . _ _ 


date 


9 . 


Yes 


No. 


Whether manufacturing unit 
holds 9000 (series) or 
equivalent quality 
certification . 


10 . If yes, give details of the same. Number _ date _ 


Issuing authority 


DECLARATION / UNDERTAKING 


.. .. . . .. .. . . . 


1. I/ We hereby declare that the particulars and the statements made in this application 

are true and correct to the best of my / our knowledge and belief and nothing has been 
concealed or held therefrom . 


2 . I / We fully understand that any information furnished in the application if proved 

incorrect or false will render me/ us liable for any penal action or other consequences 
asmay be prescribed in law or otherwise warranted . 


3 . I /We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and 

Regulation ) Act, 1992 , the Rules and Orders framed thereunder, the Export and 
Import Policy and the Handbook of Procedures . 


4 . I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per 

Paragraph 3.8 of the Policy . 


(SIGNATURE OF APPLICANT) 


Name in Block Letters 

Designation 
Official address 


...... . .. 


:....... 


Place : .. 
Date : 


Residential address 


E -Mail address: .... ....... 


LIST OF DOCUMENTS TO BE ATTACHED 


1. Photocopy ofmanufacturing registration certificate . 
2. CA certificate in Appendix - 26 certifying the FOB value of exports in preceeding three 

licensing year as well as a certificate certifying the FOB value of exports under the brand 

exports in preceeding three licensing year . 
3. Photocopy of ISO 9000 (Series ) or any equivalent quality certificate , if applicable . 
iar hi 2000-2 

Printed by the Manager,Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications ,Delhi- 110054 


